शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 22 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 2 जून 2017 - ज्येष्ठ 12, शक 1939 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रभाकर सावा खोब्रागड़े आत्मज - स्व . श्री सावा खोब्रागड़े, उम्र 50 वर्ष, निवासी - क्वा . नं. 
3 - ए, सड़क -26, सेक्टर 10, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग . ) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड व पेन कार्ड 
में मेरा नाम खोब्रागड़े प्रभाकर सावा व अन्य दस्तावेजों में प्रभाकर सावजी खोब्रागड़े तथा मेरे पिताजी का नाम सावजी खोब्रागड़े (Saoji 
Khobragade ) अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है मेरे व मेरे पिताजी का वास्तविक नाम प्रभाकर सावा खोब्रागड़े आत्मज स्व . श्री सावा खोब्रागड़े ( Sawa 
Khobragade ) है. जो कि सही है . मैं अपने व मेरे पिताजी के नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रभाकर सावा, खोब्रागड़े आ. स्व.श्री सावा खोब्रागड़े 
रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे प्रभाकर सावा खोब्रागड़े आ . स्व . श्री सावा खोब्रागड़े के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रभाकर सावजी खोब्रागड़े 
(Prabhakar Saoji Khobragade) 

पिता - स्व . श्री सावजी खोब्रागड़े 
(Late- Shri Saoji Khobragade) 
निवासी - क्वा . नं . 3 - ए, सड़क -26 , 

सेक्टर 10, भिलाई, 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


प्रभाकर सावा खोब्रागड़े 
(Prabhakar Sawa Khobragade ) 

पिता - स्व . श्री सावा खोब्रागड़े 
( Late - Shri SawaKhobragade) 
निवासी - क्वा . नं . 3 - ए, सड़क -26 , 

सेक्टर 10, भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


143 


144 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जून 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती अम्बिका देशमुख (Smt . Ambika Deshmukh) / ध. प. चन्द्रशेखर देशमुख 
उम्र 50 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. - 113/ डी , रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती 
अम्बिका देशमुख है. जो कि सत्य है. किन्तु मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अम्बिका देवी दर्ज है जो कि 
त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरे आधार कार्ड, बैंक दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम श्रीमती अम्बिका देशमुख ध. प. चन्द्रशेखर देशमुख दर्ज है तथा मेरे 
पैनकार्ड में मेरा नाम अम्बिका देशमुख आ . गयाराम देशमुख दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती अम्बिका देशमुख 
रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


. 


अतः अब मुझे श्रीमती अम्बिका देशमुख ध. प. चन्द्रशेखर देखमुख के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती अम्बिका देवी 

ध. प. चन्द्रशेखर 
निवासी - क्वा . नं. - 113/ डी . 
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती अम्बिका देशमुख 
(Smt. Ambika Deshmukh ) 

ध . प. चन्द्रशेखर 
निवासी - क्वा. नं. - 113/ डी ., 
रिसाली सेक्टर , भिलाई नगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शुभम जैन, आत्मज श्री संतोष जैन , उम्र 36 वर्ष, निवासी - सोनिया गांधी नगर, वार्ड नं. 
27, मकान नं .-159, जोन -1, सेक्टर -11 खुर्सीपार भिलाई , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा 
घरेलू नाम सुलभ कुमार जैन दर्ज हो गया है. जो कि त्रुटिपूर्ण है किंतु मेरे आधार कार्ड में मेरा वास्तविक नाम शुभम जैन दर्ज है जो कि सही है. मैं 
अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शुभम जैन रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 
हूं . 


अतः अब मुझे शुभम जैन आत्मज श्री संतोष जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुलभ कुमार जैन 


शुभम जैन 


पिता - संतोष कुमार जैन 
निवासी - सोनिया गांधी नगर , वार्ड नं. - 27 , 
मकान नं . - 159 , 

सेक्टर -11 
खुर्सीपार भिलाई 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


जोन -1, 


पिता - संतोष जैन 
निवासी - सोनिया गांधी नगर, वार्ड नं. - 27 , 
मकान नं. - 159 , जोन -1, सेक्टर -11 , 

खुर्सीपार भिलाई 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जून 2017 


145 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रभाकर सावा खोब्रागड़े आत्मज - स्व . श्री सावा खोब्रागड़े, उम्र 50 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. 
3 - ए, सड़क -26, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. मानसी खोब्रागड़े के शालेय दस्तावेज में मेरा 
नाम प्रभाकर सावजी खोब्रागड़े ( Prabhakar Saoji Khobragade ) दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रभाकर सावा 
खोब्रागड़े ( Prabhakar Sawa Khobragade) है. जो कि सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रभाकर सावा खोब्रागड़ेरख लिया 
हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे प्रभाकर सावा खोब्रागड़े ( Prabhakar Sawa Khobragade ) आ. स्व . श्री सावा खोब्रागड़े के नाम से जाना, पहचाना , 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रभाकर सावजी खोब्रागड़े 
(Prabhakar Saoji Khobragade ) 
निवासी - क्वा . नं. - 3 - ए, सड़क -26 , 

सेक्टर 10 , भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग . ) 


प्रभाकर सावा खोब्रागड़े 
(Prabhakar SawaKhobragade ) 
निवासी - क्वा . नं . - 3 - ए, सड़क -26 , 

सेक्टर 10, भिलाई, 
तह . व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , नरेश कुमार जंघेल आत्मज श्री मेहत्तरू राम, आयु 46 वर्ष, निवासी - आर्यनगर कोहका 
भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम मेहत्तरू राम दर्ज है तथा मेरे पिता 
के समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम फागू राम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ पिताजी का नाम परिवर्तित कर नया नाम नरेश कुमार जंघेल 
आत्मज श्री फागू राम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे नरेश कुमार जंघेल आत्मज श्री फागू राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


. 


पुराना नाम 


नया नाम 


नरेश कुमार 

जंघेल 
आत्मज श्री मेहत्तरू राम 
निवासी - आर्यनगर कोहका भिलाई , 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


नरेश कुमार 

जंघेल 
आत्मज श्री 

फागू राम 
निवासी - आर्यनगर कोहका भिलाई , 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग. ) 


146 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जून 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला जांजगीर - चांपा ( छ. ग. ) 


जांजगीर, दिनांक 11 मई 2017 


क्रमांक / उपंजा/ परिसमापन/ 2017/ 684.– छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 में विहित प्रावधानों तथा 
सोसायटी की उपविधियों में वर्णित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार निम्न लिखित सूची के स्तंभ क्रमांक 2 में प्रविष्ट सोसायटी लगातार 03 वर्षों से या 
इससे अधिक अवधि से अकार्यशील है . सोसायटी में प्रति वर्ष वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं हो रहा है. सोसायटी द्वारा अपने कारोबार संबंधी 
लेखाओं का अंकेक्षण नहीं कराया गया है और न ही अंकेक्षित लेखा पत्रक एवं विवरणी तथा कार्य रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. 
सोसायटी द्वारा अपने गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. सोसायटी के सदस्यों द्वारा समिति को चलाने में कोई रूची 
नहीं ली जा रही है. सोसायटी द्वारा नवीन बोर्ड के गठन हेतु समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया गया और न ही निर्वाचन कराने हेतु अभ्यावेदन किया 
गया है . उपरोक्त वर्णित कारणों के संबंध में सोसायटी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक /838 दिनांक 09-08-2016 एवं पत्र क्रमांक 1302 दिनांक 30 
11-2016 तथा क्रमांक 14 दिनांक 03-01-2017 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था , किन्तु इन सोसायटियों द्वारा कोई जवाब 
प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि सोसायटियाँ पूर्णतः निष्क्रिय है, और भविष्य में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य नहीं करना चाहते है. 


अतः मैं एन . कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर- चांपा छ. ग. , शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र ./ एफ / 15-19 / 
15-02/2012/03 दिनांक 04 -05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये, उपरोक्त कारणों के आधार 
पर निम्न सूची के स्तंभ 2 में अंकित सोसायटी को अधिनियम की धारा 69 ( 1 ) के तहत परिसमापन में लाने का आदेश पारित करता हूँ तथा 
अधिनियम की धारा 70 के तहत अनुसूची के स्तंभ 5 में नामित अधिकारी को सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 


क्र . 


संस्था का नाम 


पता 


पंजीयन क्र . 


विकासखण्ड 


परिसमापक का 


व दिनांक 


नाम व पद 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


यशोवर्धन दुग्ध सहा. समिति नगझर 


376 


मालखरौदा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी मालखरौदा 


2 . 


दुग्ध सहा. समिति खेमड़ा 


377 


मालखरौदा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी मालखरौदा 


3 . 


कृष्ण दुग्ध सहा. समिति नरियरा 


381 


मालखरौदा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी मालखरौदा 


4 . 


प्राथ. उपभोक्ता भंडार सह . समिति अकलतरा 


150 


अकलतरा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी अकलतरा 


5 . 


शक्कर कारखाना सह . 

समिति कापन 


293 


अकलतरा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी अकलतरा 


6 . 


सूर्य उदय विकलांग बहुउ. सह . स. सुखदा 


378 


डभरा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी डभरा 


7 . 


राधाकृष्ण महिला बहुउ. सह. स. सुखदा 


299 


डभरा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी डभरा 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 जून 2017 


147 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


8 . 


लक्ष्मणेश्वर बुनकर सह. समिति खरौद 


2828 


पामगढ़ 


सहकारिता विस्तार 


अधिकारी पामगढ़ 


9 . 


जय माँ चण्डी महिला बहुउ. सह. स. बेलादुला 


310 


जैजैपुर 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी जैजैपुर 
सहकारिता विस्तार 
अधिकारी जैजैपुर 


10 . 


परमेश्वरी महिला बहुउ. सह. स. हरदी 


316 


जैजैपुर 


11. 


महामाया महिला बहुउ. सह. स. कुथुर 


323 


नवागढ़ 


सहकारिता विस्तार 


अधिकारी नवागढ़ 


12. 


जय चण्डी मछुवा सह. समिति महंत 


163 


नवागढ़ 


सहकारिता विस्तार 


अधिकारी नवागढ़ 


13. 


हसदेव श्रमिक ठेका सह. समिति केरा 


374 


नवागढ़ 


सहकारिता विस्तार 


अधिकारी नवागढ़ 


14. 


सम्लेश्वरी महिला बहु . सह. समिति कुलीपोटा 


368 


बलौदा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बलौदा 


15 . 


पाषाण श्रमिक सह. समिति करमंदा 


85 


बलौदा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बलौदा 


16. 


मछुवा सहकारी समिति चारपारा 


365 


बलौदा 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बलौदा 


17 . 


अंकुर महिला बहु. सह. समिति सोनाईडीह 


410 


बम्हनीडीह 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बम्हनीडीह 


18 . 


जय माँ दुर्गा मछुआ सह . समिति लखुरी 


300 


बम्हनीडीह 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बम्हनीडीह 


19 . 


मछुवा सहकारी समिति कपिस्दा 


294 


बम्हनीडीह 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बम्हनीडीह 


20 . 


महिला बहुउद्देशीय सह. समिति भुरकाडीह 


295 


बम्हनीडीह 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी बम्हनीडीह 


21 . 


जय बूढ़ादेव मछुवा सह. समिति नगरदा 


426 


सक्ती 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी सक्ती 


22. 


अबाईड उन्नत कृषक सह . समिति सक्ती 


427 


सक्ती 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी सक्ती 


23. 


मनसरोवर बहु. सह. समिति सक्ती 


429 


सक्ती 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी सक्ती 


24. 


श्याम बहु. सहकारी समिति सक्ती 


430 


सक्ती 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी सक्ती 


25 . 


मध्यनगरी बहु. सहकारी समिति सक्ती 


431 


सक्ती 


सहकारिता विस्तार 
अधिकारी सक्ती 


एन . कुजूर 
उप पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017. 


